निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 411 ) 


10 चैत्र 1937 ( श0 ) 
पटना , मंगलवार, 31 मार्च 2015 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
( 34, अली इमाम पथ ( हार्डिंग रोड ) पटना - 1 ) 


अधिसूचना 

27 मार्च 2015 
सं0 अ0सं0क0 - 24 - 05 / 2014 - 3505 — वक्फ अधिनियम 1995 ( अधिनियम सं0 43 / 95 ) के अन्तर्गत सुन्नी 
वक्फ बोर्ड का गठन हेतु अधिनियम (43 / 95 ) की धारा - 14 की उप -धारा (१)( बी) के अर्न्तगत वर्णित विभिन्न कोटियों में 
से उप - धारा (2) में वर्णित प्रावधान के आलोक में निर्वाचन मंडल का गठन कर बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करने का 
प्रावधान है । 

___ 2. चूँकि तत्काल नामावली निर्मित कर निर्वाचन मंडल का गठन करने में समय लगने की संभावना है और 
बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक है तथा प्रशासक श्री शारिम अली के द्वारा अपने पद से त्याग - पत्र दे दिया गया 
है , अतः अधिनियम (43 / 95) की धारा - 14 की उप - धारा ( 3) एवं (9) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राज्य सरकार धारा - 14(1)( बी ) में वर्णित विभिन्न कोटियों में से सदस्यों को नामित कर निम्नलिखित व्यक्तियों को बिहार 
राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है : 


क्र० 
सं0 


सदस्य का नाम एवं पता 


उम्र 
( लगभग) 


कोटि 


61 वर्ष 


संसद सदस्य 


संसद सदस्य 


श्री अली अनवर अंसारी, 226 / 6 हारून नगर कॉलनी , 
सेक्टर 2, फुलवारी शरीफ, पटना । 
श्रीमति कहकशाँ परवीन , इसाक चक , वार्ड नं0 - 47 , 
जिला - भागलपुर । 
मो0 हारूण रशीद, आर ब्लॉक, रोड नं0 - 8, पटना । 
श्रीमति रजिया खातून, न्यु फैमली टाइप - 8, आर ब्लॉक , 
पटना । 


36 वर्ष 
61 वर्ष 
57 वर्ष 


विधान पार्षद 


विधान - सभा सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 31 मार्च 2015 


उम्र 


सदस्य का नाम एवं पता 


कोटि 


( लगभग) 


| मो0 सैदुल्लाह, मो० - बेलदारी, पो० - बरबत , पसरैयन, 

62 वर्ष बार काउन्सिल सदस्य 
थाना - बेतिया मोफस्सिल, जिला - प0 चंपारण (बिहार ) 
सैयद शाह मो0 सैफुद्दीन फिरदौसी, खानकाह मुअज्जम, 

49 वर्ष 

मोतवल्ली 
पो0 - बिहार शरीफ , जिला - नालंदा 
अलहाज मो0 इरशादुल्लाह, मो0 - वाजिदपुर , व्हाइट हाउस , 

58 वर्ष मुस्लिम संगठन 
बाढ़, पटना । 
प्रो0 सैयद शाह शमीमुददीन मोनमी, खानकाह मोनिमिया 

55 वर्ष मुस्लिम विद्वान 
मीतनघाट , पटना सिटी । 
| मो0 हसनैन खाँ , संयुक्त सचिव, खान एवं भू - तत्व विभाग , 

59 वर्ष संयुक्त सचिव (पदेन ) 
पटना । 

3. गठित बोर्ड का कार्यकाल अधिनियम (43 / 95) की धारा - 15 में वर्णित अवधि पाँच वर्ष अथवा नामावली के 
निर्मित होने के पश्चात निर्वाचन मंडल का विधिवत् रूप में गठन कर सदस्यों का चुनाव होने की अवधि, जो पहले हो , 
तक रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 411 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


